इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


शासन 


सपमे 


मा 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 476 ] 


भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 - अग्रहायण 16, शक 1941 


- 


- 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2019 
क्रमांक डी - 15 - 74- 18 - चौदह -3. - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( कमांक 
24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य 
सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)( क ) के तहत अनुसूची के शीर्षक 
" दस - चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएँ " एवं " पन्द्रह - कृषि औषधीय उपज " को निम्नलिखित 
करती है, जिस हेतु उक्त अधिनियम की धारा 60 के परन्तुक मे अपेक्षित अनुसार पूर्व मे ही 
सूचना प्रकाशित की जा चुकी है । 


- संशोधनः 


1. अनुसूची के शीर्षक " दस - चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएँ " के अंत मे नवीन मद 
कमांक 15 " खरबूजा बीज " को शामिल किया जाये । 


2. अनुसूची के शीर्षक " पन्द्रह - कृषि औषधीय उपज " के अंत मे निम्नानुसार नवीन मद 
कमांक 39 से कमांक 66 तक को शामिल किया जाये । 


- 


- 


स . क . 
39 
40 


प्रचलित नाम 

सुवा 
असालिया 
तारामीरा 


वनस्पतिक नाम ( बॉटनीकल नेम ) 
Anethum graveolens L . 
Lepidium sativum L . 
Eruca sativum Mill . 


| 41 


951 


952 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


- 


- 


42 


43 


44 


. 45 
46 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


। 


47 
48 
49 


50 


51 
52 
53 


- 


54 


कलौंजी 
असगंध बीज 
असगंध पत्ति 

मेंहन्दी 
तुलसी पत्ति 
तुलसी पंचाग 
तुलसी बीज 
नीम पत्ति 

डोलमी 
पुपाडियाबीज 
कंठीली 
धमुका 
शंखपुष्पी 
. अडूसा 

राजमा 
चिरायताबीज 

अरीठा 
कोचबीज 
हिगोरिया 
गुडबेल 
अमलतास 
गुवारपाटा 
भृगराज 
मुसकदाना 
जामुन गुठली 


Nilgella sativum L . 
Withania somnifera L 
Withania somnifera L . 
Lawsonia inermis L . 
Ocimum sanctum L . 
Ocimum sanctum L . 
Ocimum sanctum L . 
Azadirachta indica L . 

Dolmi 

Pupadiya Bij 
Argemone mexicana L . 

Dhmuka 
Convolvulus pluricaulis L . 

justica adhatoda L . 
Phaseolus Vulgaris L . 

Swertia chirata L . 
Spindusmukorossi L . 

Mucuna pruriens L . 
Cinnamomum Cassia L . 
Pueraria tuberora L . 

Cassia fistula L . 
Aloe barabadensis L . 

Eclipta prostrata L . 
Abelmoschus moschatus L . 

Syzygium cumini L . 


55 


- - 


- 


- 


- 


56 


- 


57 


58 


. 59 


60 . 
61 


62 


63 


- 


64 


65 


66 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव . 


भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


___ क्रमांक डी - 15 -74 -18 - चौदह -3. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में , इस विभाग की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर 2019 


952 (1 ) 


Bhopal, the 7th December 2019 
___ No . D - 15 - 74/ 18 -14- 2 -In exercise of the powers conferred in section 
60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No . 24 of 
the year 1973) the State Government hereby , make the following 
amendment in the section 2( 1 ) ( a ) schedule of the said act , the same 
having been previously published as required in proviso of the said section 


AMENDMENT 


. 1 . In the schedule of the said Act, under the heading " X -Condiments , 

Spices and Others " , a new itcm number 15 "Kharbuja Beej" shall be hereby 
included . 


2. In the schedule of the said Act, under the heading " XV - Agriculture 
Medicinal Commodities " , new items number from 39 to 66 shall be hereby 
included . 


| S. No. 


39 
40 


41 
42 


43 


44 


- 


45 
46 
47 
48 


49 


50 


51 


52 
53 


_ Hindi Name 

सुवा 

असालिया 
: . तारामीरा 

कलौंजी 
असगंध बीज 
असगंध पत्ति 

मेंहन्दी 
तुलसी पत्ति 
तुलसी पंचाग 
तुलसी बीज 
नीम पत्ति 

डोलमी 
पुपाडियाबीज 
कंठीली 
धमुका 
शंखपुष्पी 
अडूसा 

राजमा 
चिरायताबीज 

अरीठा 
कोचबीज 
हिगोरिया 

गुडबेल 
अमलतास 
गुवारपाटा 
भृगराज 
मुसकदाना 
जामुन गुठली 


English /Botanical Name 
Anethum graveolens L . 
Lepidium sativum L . 
Eruca sativum Mill. 

Nilgella sativum L . 
Withania somnifera L . 
: : Withania somnifera L : 

Lawsonia inermis L . 
Ocimum sanctum L . 
Ocimum sanctum L . 
Ocimum sanctum L . 
Azadirachta indica L . 

Dolmi 

Pupadiya Bij . . 
Argemonemexicana L . 

Dhmuka 
Convolvulus pluricaulis L . 

justica adhatoda L . 
Phaseolus Vulgaris L . 

Swertia chirata L . 
Spindusmukorossi L . 

Mucuna pruriens L . 
Cinnamomum Cassia L . 
Pueraria tuberora L . 

Cassia fistula L . 
Aloe barabadensis L . 

Eclipta prostrata L . 
Abelmoschus moschatus L . 
. Syzygium cumini L . 


54 


- 


55 
56 
57 
58 
59 

60 
. 61 


62 


63 


. 


64 


65 
66 


। 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

MUKESH KUMAR SHUKLA , Secy. . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


